. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


28 वैशाख, 1940 ( श०) 
18 मई , 2018 ( ई० ) 


संख्या- 511 


राँची, शुक्रवार 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग । 


अधिसूचना 
16 मई , 2018 ई० 


संख्या - 13 /पी०1 - 8001 / 2010 - 2668 - सी० डा० एम० तामिल वैनन, भा०प०से०( 2008 ), पुलिस 
अधीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड, राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक 
पुलिस अधीक्षक , कोडरमा के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या- 13/ पी०1- 8001/ 2010- 2669-- सी० विभागीय अधिसूचना संख्या- 771, दिनांक 
5 फरवरी, 2018 एवं अधिसूचना संख्या -775, दिनांक 5 फरवरी , 2018 को विलोपित करते हुए 
श्री धनंजय कुमार सिंह, भा०पु०से०( 2010 ), पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज को स्थानान्तरित करते 
हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक , विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 18 मई, 2018 
संख्या-13/पी०1 -8001 / 2010 - 2670 - सी० श्रीमती शिवानी तिवारी, भा०पु०से०( 2011 ), पुलिस 
अधीक्षक, कोडरमा को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक , गढ़वा के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या - 13 / पी०1-8001 / 2010- 2671 - सी० मो० अरशी , भा०प०से० ( 2012 ), पुलिस अधीक्षक, गढ़वा 
को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक , अभियान( नक्सल), पुलिस मुख्यालय , 
राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 13/ पी०1 -8001 / 2010 -2672 - सी० श्री हृदीप पी० जनार्दनन, भा॰पु०से० ( 2013 ), पुलिस 
अधीक्षक, रेल धनबाद को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - 13 / पी०1 - 8001/ 2010- 2673 - सी० श्रीमती निधि द्विवेदी, भा०पु०से० ( 2013 ), समादेष्टा , 
झा०स०पु०-3, धनबाद को अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक , रेल , धनबाद के 
प्रभार में रहेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


गणेश कुमार , 
सरकार के संयुक्त सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 511 -- 50 


